सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 अग्रहायण , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 1023 राँची, शुक्रवार, 


13 दिसम्बर , 2019 ( ई ०) 


राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
21 अक्टूबर , 2019 


संचिका संख्या -2/नि.स्था . 37/18-3953/ रा 0 , 
सेवा में , 

महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) 
झारखण्ड, पो 0- डोरण्डा, राँची। 


विषयः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक -15.10.19 के मद संख्या-15 के रूप में झारखण्ड निबंधन 

सेवा के अंतर्गत संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का 01 ( एक ) पद सृजित करने तथा 
अवर निबंधक का 04 ( चार ) पद को उत्क्रमित करते हुए जिला अवर निबंधक के 04 

( चार ) पद सृजन के संबंध में । 
आदेशः स्वीकृत । 

संयुक्त निबंधन महानिरीक्षक का 01 पद, वेतनमान पे लेबल -13 वेतन 1,18,500 / -वेतनमान 
( PB-IV , 37400-67000 GP-8700) में स्वीकृत किया जाता है। जिस पर सलाना संभावित व्यय पे 
1,18,500+डी.ए.10,665+ एच.आर .18,960+एम.ए.1,000+टी.ए., 3,924 = 1,53,049 अर्थात 1,53,049 
x 12 = 18,36,588/- ( अठारह लाख छतीस हजार पाँच सौ अठासी रू .) मात्र । 


1 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 13 दिसम्बर , 2019 
2 . गढ़वा , देवघर, चतरा एवं पाकुड के अवर निबंधक के पदों ( वेतनमान पे- लेबल-9 वेतन 
53,100/ -) को उत्क्रमित करते 

हुए 

जिला अवर निबंधक का 04 पद ( वेतनमान पे- लेबल-11 वेतन 
66,700/-) को स्वीकृत किया जाता है। गढ़वा, देवघर, चतरा एवं पाकुड के पद सृजन के साथ ही इन 
जिलों के 04 अवर निबंधक के पद को प्रत्यार्पित किया जाता है । 

उत्क्रमित किये जाने वाले 04 ( चार ) पदों का सलाना संभावित व्यय निम्नवत है : 
( क ) अवर निबंधक , पे-53,100+डी.ए. 4,779+ एम.ए. 1,000+ एच.आर. 8,496+ टी.ए.3,924 

= 71,299 X 12 = 8,55,588X 4334,22,352/ 
( ख ) जिला अवर निबंधक , पे-67,700 + डी.ए .6,093 + एच.आर. 10,832 + एम.ए. + 1,000 + 
टी.ए. 1,962 = 87,587 X 12 = 10,51,044 X 4 = 42,04,176 /-अर्थात 4204176 3422352 = 
7,81,824/-( सात लाख एकासी हजार आठ सौ चौबीस रू. ) मात्र । 

सृजित पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या-660/वि ., दिनांक -28.02.2009 द्वारा स्वीकृत 
वेतनमान/ ग्रेड पे एवं 7 वाँ वेतन पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में संकल्प संख्या-217/वि ., दिनांक 
18.01.2017 अंतिम रूपेण प्रभावी होगा। 


3 . 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम कुमार सिन्हा, 
सरकार के संयुक्त सचिव 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 1023 


50 


